528 


HARYANA GOVT . GAZ., MAY 17, 2011 (VYSK. 27 , 1933 SAKA) 


[ PARTI 


लोक निर्माण विभाग 
( भवन तथा मार्ग शाखा) भिवानी 


वृत 


दिनांक 4 मई, 2011 


s/ 


. 


संख्या 763. -चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत है कि सरकार द्वारा , सरकारी व्यय पर, सार्वजनिक प्रयोजनार्थजिला भिवानी में 
SH-17 कितलाना से हालुवास सड़क के चौड़ीकरणाचार मार्गीय के लिए भूमि ली जानी अपेक्षित है । अत : यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न 
वर्णित परिक्षेत्र में उपरोक्त परियोजनार्थ भूमि का अर्जन अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जारी की जाती 
है, जो इससे सम्बन्धित है । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे हुए अधिकारियों को अपने 
कर्मचारियों व कामगारों सहित, उक्त परिक्षेत्र में किसी भी भूमि में प्रवेश करके व उपरोक्त धारा द्वारा अपेक्षित/ अनुज्ञात सभी काम करने के सहर्ष 
प्राधिकृत हैं । 

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि पर अर्जन करने पर , कोई आक्षेप हो तो इस अधिसूचना के प्रकाशन से 
30 दिन के भीतर -भीतर अपनी आक्षेप लिखित रूप से भूमि अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), हिसार या कार्यकारी 
अभियंता, लोक निर्माण विभाग ( भवन व मार्ग शाखा), भिवानी के समक्ष दायर कर सकता है । 

इस अधिसूचना के तहत भूमि अधिग्रहण का प्लान व अन्य विवरण उपलब्ध है । किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इनका अवलोकन भूमि 
अर्जन समाहर्ता आफिस, लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा मार्ग शाखा), हिसार अथवा कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग ( भवन व मार्ग 
शाखा), भिवानी में कर सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र/ गांव / 


कुल क्षेत्रफल 


क्षेत्रफल 


मुरब्बा व खसरा 
नम्बर 


ह o ब ० नं ० 


कनाल- मरला 


कनाल - मरला 


भिवानी 


भिवानी 


निमड़ीवाली/ 


4-2 


36 


11/1 मिन 


0-3 


ह.ब० नं ० 104 


11/2 मिन 


0-3 


20/1 मिन 


0-17 


20/2 सालम 


0-1 


42 


10/1 मिन 


0-12 


10/3 मिन 


0-1 


खसरा नं ० 


223/6/2 मिन 


1-14 


223/3 मिन 


0-4 


223/4 मिन 


0-5 


223/5 मिन 


0-1 


223/2/2/1 मिन 


0-1 


कुल क्षेत्र 


4-2 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


( हस्ता० ), 

अधीक्षक अभियन्ता, 
भिवानी परिमण्डल, लोक निर्माण विभाग 

( भवन एवं सड़क शाखा), भिवानी 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 17 , 2011 (VYSK . 27 , 1933 SAKA ) 


529 


---- 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
(BUILDING AND ROADS BRANCH ), CIRCLE BHIWANI 

The 4th May, 2011 
No. 763. Whereas, it appears to the Governor ofHaryana that the land is likely to be required by the Government, 
at public expenses, for public purpose, for constructing (widening / four- laning , etc.), maintenance ,management and 
operation of SH -17 from Kitlana to Haluwas, tehsil Bhiwani, district Bhiwani. It is hereby notified that the land described 
in the specification below is likely to be acquired for the above purpose . 

This notification is made under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894 ), for the 
information of all to whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorizes the 
officers and officials with their workman , for the time being engaged in undertaking to enter upon and survey any land in 
the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 

Any person interested in the said land , who has any objection , to the acquisition of the land in the locality may, 
within a period of thirty days from the date ofpublication of this notification in OfficialGazette , file objection , if any, in 
writing before the Land Acquisition Collector, Hisar , Public Works Department (Building and Roads Branch ), Bhiwani. 

The land plan and other details of the land covered under this notification are available and may be inspected by 
the interested person in the Office ofLand Acquisition Collector, PWD (B & R ) Branch ,Hisar and Executive Engineer, PWD 
(B & R Branch ), Bhiwani. 


- 


+ 


Specification 


District 


Tehsil 


TotalArea 


Muraba & 


Village /Hadbast 
No. 


Are . 
Kanal- Ivarla 


Kanal-Marla 


Khasra Nos. 


Bhiwani 


Bhiwani 


Nimriwali 


4-2 


36 11/1 Min 


H.B.No. 104 


11/2 Min 


0 } 


20/1Min 


0-17 


20/2 Salam 


01 


42 10/1 Min 


0-12 


10/3 Min 


0-1 


Khasra No. 


223/6/2 Min 


1-14 


223/3 Min 


04 


223/4 Min 


0-5 


223/5 Min 


0-1 


223/2/2/1 Min 


0-1 


TotalArea 


4-2 


On behalf ofGovernor of Haryana. 


( Sd .)... , 
Superintending Engineer, 
Bhiwani Circle , PWD (B & R Branch ), Bhiwani. 


